पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. 
से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 24 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 जून 2024--ज्येष्ट 24, शक 1946 
विषय--सूची 
भाग 1.--(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, । भाग 3.--(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय 
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) सूचनाएं, 


राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, भाग 4.--(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के 


(7) लोक-भाषा परिशिष्ट, प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) 
अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद्‌ के 
भाग 2.--स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम. 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ ) 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 अप्रैल 2024 


क्रमांक एफ 7-16/2005/1-सूअप्र.--माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा WP(C) No. 1564/2017 में पारित 
आदेश दिनांक 07-03-2024 के परिपालन में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 07 नवम्बर 2006 को अब निम्नानुसार पढ़ा 
जावे -- 

“सचूना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 24(4) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतदद्वारा राज्य आर्थिक 
अपराध अन्वेषण ब्यूरो को धारा 24(4) के परन्तुक तथा धारा 8 (1) के अध्याधीन ( अधीन) रहते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से 
छूट प्रदान करता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
मेरी area, उप-सचिव. 


431 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2024. 


432 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 जून 2024 [ भाग 1 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 22 अप्रैल 2024 


क्रमांक ई 1-03/2024/एक/2.--राज्य शासन एतद््वारा श्री सोनमणि बोरा, भा.प्र.से. (1999 ) को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटने 
पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति विकास विभाग, अनुसूचित जाति विकास विभाग, पिछड़ा 
वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के पद पर पदस्थ करता है. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 20 मई 2024 


क्रमांक ई 1-03/2024/एक/2.--राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती ऋचा शर्मा, भा.प्र.से. (1994 ) को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटने 
पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपर मुख्य सचिव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पद पर पदस्थ करता है. 


श्रीमती ऋचा शर्मा, भा.प्र.से. द्वारा अपर मुख्य सचिव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री मनोज 
कुमार पिंगुआ, भा.प्र.से. (1994), अपर मुख्य सचिव, गृह एवं जेल विभाग तथा अति. प्रभार अपर मुख्य सचिव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, 
अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग केवल अपर मुख्य सचिव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 
के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे. शेष प्रभार यथावत रहेगा. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 20 मई 2024 
शुद्धि पत्र 


क्रमांक ई 7-50/2004/1/2.--विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 13-09-2022 के कंडिका-02 में अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) 
नियम, 1955 के नियम-12(3), 20(2) एवं 23 के प्रावधान अनुसार श्रीमती निहारिका बारिक, भा.प्र.से. को दिनांक 29-04-2023 से 29-09- 
2023 तक कुल 154 दिवस का अर्द्धवेतत अवकाश (बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर) स्वीकृत किया गया है. उक्त आदेश में राजपत्रित 
अवकाश दिनांक 30-09-2023 एवं 01-10-2023 को जोड़ने की अनुमति दी गई थी. उक्त आदेश में राजपत्रित अवकाश दिनांक 30-09-2023, 
01-10-2023 के स्थान पर राजपत्रित अवकाश दिनांक 30-09-2023, 01-10-2023 एवं 02-10-2023 पढ़ा जावे. 


2. विभागीय आदेश दिनांक 13-09-2022 के शेष शर्तें यथावत रहेंगे. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अन्वेष घृतलहरे, अवर सचिव. 


गृह (पुलिस) विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 22 मई 2024 
क्रमांक एफ 1-07/2023/दो-गृह/भापुसे .-- राज्य शासन एतद्द्वारा श्री बी.पी. राजभानू ( भापुसे-2010) को, आवंटन वर्ष से 14 वर्ष की 
सेवा पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-3 के अंतर्गत, दिनांक 01-05-2024 से पुलिस उप 


महानिरीक्षक वेतनमान वेतन मैट्रिक्स के लेवल-13क, (रुपये 1,31,100-02,16,600) प्रदान किया जाता है. 


2. श्री बी. पी. राजभानू ( भापुसे-2010) को Sad वेतनमान प्रदान करने हेतु भा./स. गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 1-11012/ 
03/2024/IPS-I दिनांक 26-03-2024 द्वारा सहमति प्रदान किया गया है. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 जून 2024 433 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30 मई 2024 
क्रमांक एफ 7-03/2022/दो-गृह/भापुसे.--राज्य शासन एतद्द्वारा श्री शशिमोहन सिंह, (भापुसे-2012), पुलिस अधीक्षक, जिला 
सरगुजा, छ.ग. को दिनांक 10-06-2024 से 20-06-2024 (कुल 11 दिवस) तक का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है. साथ ही 
दिनांक 08, 09, जून 2024 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है. 
2 अवकाश से लौटने पर श्री शशिमोहन सिंह आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, जिला सरगुजा, छ.ग. के पद पर पुनः पदस्थ होंगे. 
3. अवकाश काल में श्री सिंह को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे. 


4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह, ( भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. 


5 श्री शशिमोहन सिंह, ( भापुसे-2012 ), पुलिस अधीक्षक, जिला सरगुजा, छ.ग. के Sad अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अनिल 
कुमार सोनी, अति. पुलिस अधीक्षक, जशपुर छ.ग. को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
मनोज कुमार श्रीवास्तव, अवर सचिव. 


वाणिज्य एवं उद्योग विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 
नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 5 जून 2024 

क्रमांक एफ 8-1/2024/11/(6) .--इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34( 2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य 
शासन एतद्द्वारा भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, बालको नगर, कोरबा के बायलर क्र. सीजी/614 को दिनांक 07-06-2024 से 06-11- 
2024 तक निम्नलिखित शर्तों पर sad अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :-- 
(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार 

तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छ.ग. को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी 


जावेगी. 


(2). उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 कि अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर 
में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा. 


(3) संदर्भाधीन बॉलयर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी. 
(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा. 


(5) छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने 
पर अग्रिम दी जावेगी एवं 


(6). यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
एम. एल. पवार, अवर सचिव. 


434 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 जून 2024 [ भाग 1 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 
आपदा प्रबंधन विभाग 


कोरबा, दिनांक 24 मई 2024 


प्रारूप-एक 
(नियम 11 देखिये ) 


क्रमांक/6014/भू-अर्जन/2024.--भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 
2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, 
अर्थात्‌ :-- 


जिला तहसील नगर/ग्राम क्षेत्रफल लोक प्रयोजन का विवरण 
(1) (2) (3) (4) (5) 


कोरबा कटघोरा जवाली 0.048 दीपका-जवाली-चाकाबुड़ा मार्ग में खोलार नाला 
पर उच्चस्तरीय पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु. 


उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 14-06-2024 को समय 
12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन जवाली में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-- 


1 लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — दीपका-जवाली-चाकाबुड़ा मार्ग में खोलार नाला पर 
उच्चस्तरीय पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु, 
2 प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 01 परिवार 
3 अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या-- — 01 परिवार 
4 प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों -- निरंक 
की अनुमानित संख्या. 
5 प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य — निरंक 
परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. 
6 क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? — हां 
7 क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार -- हॉ 
कर लिया गया है ? 
8 परियोजना की कुल लागत — रु. 721.58 लाख 
9 परियोजना से होने वाला लाभ — पुल निर्माण से कटघोरा से दीपका के लिए आवागमन 
हेतु सुविधा मिलेगी. 
10 प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए. -- प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये 
उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाला 


संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है. 


परियोजना से कटघोरा एवं दीपका के निवासियों को 
आवागमन की अच्छी सुविधा प्राप्त होगी. 


उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय 
एवं स्थान पर दी जा सकेगी. 


11 परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अजीत वसंत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 जून 2024 435 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


बिलासपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2024 


क्रमांक 11/अ-82/2021-22.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे We पश्चात्‌ 
अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना 
दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों 
का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में ) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
बिलासपुर बेलगहना केन्दा 0.772 कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन केन्दा व्यपवर्तन योजना 
Wea. 08 संभाग, पेण्ड्रारोड. के शाखा नहर निर्माण 


हेतु. 
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अवनीश कुमार शरण, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


रायपुर, दिनांक 15 मई 2024 


क्रमांक/3386/वा./भू अ./अ.वि.अ./2024.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ 
पश्चात्‌ अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय 
की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी 
गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में ) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

रायपुर रायपुर शंकरनगर 0.016 कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण शंकरनगर व्ही.आई.पी. 
Wed. 63 विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायपुर कालोनी मार्ग पर Tae 
(छ.ग.) विशाखापट्नम रेलवे 
लाईन केकि.मी. 4/10-11 
पर रेलवे ओव्हरब्रिज के 

सर्विस लेन हेतु. 


भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
गौरव कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


436 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 जून 2024 [ भाग 1 


विभाग प्रमुखों के आदेश 


पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़ 
सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, विकास भवन, भूतल, TAT रायपुर, अटल नगर, रायपुर छ.ग. 


नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 5 जनवरी 2024 


क्रमांक/स्था./610/2024/696.--छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के आदेश 
क्रमांक ई 1-03/2024/एक-2 नवा रायपुर, दिनांक 03-01-2024 के परिपालन में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा संचालक, पंचायत संचालनालय 
छत्तीसगढ़, TA रायपुर अटल नगर के पद पर दिनांक 5-01-2024 को पूर्वान्ह में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है. 


अत: संचालक, पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर से संबंधित समस्त शासकीय, अर्द्शासकीय एवं गोपनीय पत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता 
के नाम से प्रेषित किये जावेंगे. 


दूरभाष नंबर : 0771-2960271 
मोबाईल नं. : 
ई-मेल ४ dp.cg@nic.in 
रोक्तिमा यादव 
संचालक. 


कार्यालय कलेक्टर (नजूल शाखा) जिला बस्तर जगदलपुर 


जगदलपुर, दिनांक 11 जून 2024 


क्रमांक/454/नजूल/रीडर/2024.--एतद्द्वारा मैं श्री विजय दयाराम के. कलेक्टर जिला बस्तर छ.ग. राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार 
क्रमांक-1 की कण्डिका-एक के पैरा तीन एवं पांच व खण्ड चार क्रमांक-2 के विविध ज्ञापन क्रमांक-5 में वर्णित अनुसार प्रदत्त अधिकारों के तहत 
नगर पंचायत बस्तर, जिला बस्तर के निम्नानुसार घोषित शहरी क्षेत्र के आस-पास के 5 मील के अंदर की आबादी, काबिल कास्त, बाग अमराई 
तथा घास भूमि को नोईयत परिवर्तन कर नजूल घोषित करता हूँ. 


आबादी भूमि wie घास मद बाग अमराई कुल योग है 
Ga. : 


रकबा है . | ह ef . | Sear वि 
a. में gq | “नं. | रकबा aa 


1147/8 0.073 


1/49 
| 2 1747/छ 0.299 «1/50 


3 ; 3202 5 0.194 10/1 | 2.335 


——2——- 


536/1 
छल 
| कक 
| 555/1 


50/1 0.494 


0.061 0.061 


0.081 O.S14 | 567/1 


12.815 


319/2/ 


320/1L/ 


354 | 0.04 | P| 179 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 जून 2024 437 


392/11/ 0.849 s | 1.14? nats 


211 


a जनक] | 
Pst [eze[ | | aw [ows | [fa 


Ce a की _ 
016 jose ||| 2 | as | 


1-2 हि s | 

epee eel Teter 
[| | [5908 | 082 | | [24% | 0324 ry 
eet a EEC 


[=| | | | naw 
न Se CaCI a 2500 हिल 
गाज | Ps ha [ear | 
| | 0 fom | | ae fia 8.2] 
Ie सिए | | 2] 
ED गन 
Ee a लक अत लत श्र |॥ 11. 1 व बह 5 4 
CA A Os 
Ee 17 गलानाएशाः गन 
454/50 | 0.008 |. | [1 | 0.08 | | 


रत किक कि 
« ee छा णश्ण्णि 


438 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 जून 2024 [ भाग 1 


_ | a | ace | 
| | fa [18 | | 


ee 
ee 
|| a | ass | 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 जून 2024 439 


के 
= 
—) 
i 


हक 1 ~~ ~ 


| 0.995 | 


4 


विजय दयाराम के. 
कलेक्टर. 


उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं 


HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR 


Bilaspur, the 8th May 2024 


No. 452/Confdl./2024/II-3-1/2024.—The following Civil Judges (Senior Division), as specified in 
Column No. (2) of the table below, are, hereby, transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown 
in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned 
in column No. (6) from the date they assume charge of their office(s) :-— 


TABLE 
S. Name & presently From To Revenue Posted as 
No. posted as District 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1. Shri Pankaj Dixit, Civil Judge Bhilai-3 Katghora Korba Additional Judge to 
Class-I. the Court of I Civil 
Judge Class-I 
2 Smt. Barkha Rani Verma, Kartala Ambikapur Surguja II Civil Judge Class-I 
II Additional Judge to the (Ambikapur) 


Court of I Civil Judge Class-I 


440 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 जून 2024 


[ भाग 1 


Bilaspur, the 8th May 2024 


No. 453/Confdl./2024/I1-3- 1/2024.—The following Civil Judges (Junior Division) in the category of clause 
(a) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 
2016 as mentioned in column No. (2) of the table below, are hereby promoted and appointed to the post of Civil Judge 
(Senior Division) in the category of clause (a) of sub-rule (2) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service 
(Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2016 and consequently are posted at the place shown in Column No. 
(4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) in the capacity as mentioned in column No. (6) from the date 


they assume charge of their office(s) :— 


TABLE 
S. Name & presently From To Revenue Posted as 
No. posted as District 
(1) (2) (3) (4) (5) (0) 
1, Shri Bhagwan Das Panika, Durg Durg Durg II Civil Judge Class-I 
II Civil Judge Class-II 
2: Ku. Neha Usendi, Civil Bilaigarh Bilaigarh Sarangarh- Additional Judge to 
Judge Class-II Bilaigarh the Court of I Civil 
Judge Class-I, Raigarh 
at Bilaigarh 
3. Shri Anant Deep Tirkey, Lormi Lormi Mungeli Additional Judge to 
Civil Judge Class-II the Court of I Civil 
Judge Class-I, Mungeli 
at Lormi 
4. Ku. Mrinalini Katulkar, Kharsiya Kharsiya Raigarh Additional Judge to 
I Civil Judge Class-II the Court of I Civil 
Judge Class-I, Raigarh 
at Kharsiya 
5. Shri Devashish Thakur, Raigarh Raigarh Raigarh II Additional Judge to 
IV Civil Judge Class-II the Court of I Civil 
Judge Class-I 
6. Smt. Bhawana Nayak Thakur, Raigarh Raigarh Raigarh वा Additional Judge 
II Additional Judge to the to the Court of I Civil 
Court of I Civil Judge Class-II Judge Class-I 
ahs Ku. Sweta Baghel, Civil Takhatpur Takhatpur Bilaspur Additional Judge to 
Judge Class-II the Court of I Civil 
Judge Class-I, 
Bilaspur at Takhatpur 
8. Smt. Anita Koshima Rawte, Bemetara Bemetara Bemetara I Additional Judge to 
I Civil Judge Class-II the Court of I Civil 
Judge Class-I 
9. Shri Bhavesh Kumar Watti, Tilda Tilda Raipur Additional Judge to 
Civil Judge Class-II the Court of I Civil 
Judge Class-I, Raipur 
at Tilda 
10. Ku. Deepa Suchita Tirkey, Nagari Nagari Dhamtari Additional Judge to 


Civil Judge Class-II 


the Court of I Civil 
Judge Class-I, Dhamtari 
at Nagari 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 जून 2024 441 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
11. Shri Vivek Netam, IX Civil Durg Durg Durg IV Civil Judge Class-I 
Judge Class-II 
12. Shri Puneet Ram Gurupanch, Durg Durg Durg V Civil Judge Class-I 
XIV Civil Judge Class-II 
13. Ku. Seema Jagdalla, Civil Pendra Road _—_ Pendra Road Gourela- II Civil Judge Class-I 
Judge Class-II Pendra- 
Marwahi 
14. Shri Anil Kumar Chauhan, Jashpur Jashpur Jashpur II Civil Judge Class-I 
Civil Judge Class-II Nagar 
15. Smt. Shanti Prabhu Jain, Dantewara Dantewara Dakshin I Additional Judge to 
I Civil Judge Class-II Bastar the Court of Civil 
(Dantewara) Judge Class-I 
16. Smt. Deepti Lakra, VII Raipur Raipur Raipur I Additional Judge to 
Additional Judge to the the Court of I Civil 
Court of I Civil Judge Judge Class-I 
Class-II 
17. Shri Anshul Verma, Civil Janakpur Janakpur Manendragarh- Additional Judge to 
Judge Class-II Chirmiri- the Court of I Civil 
Bharatpur Judge Class-I, 
Baikunthpur at 
Janakpur 
18. Shri Alok Pandey, Civil Rajpur Rajpur Balrampur Additional Judge to 
Judge Class-II (Ramanujganj) the Court of I Civil 
Judge Class-I, 
Ramanujganj at 
Rajpur 
19. Smt. Shivani Singh, XI Civil Durg Durg Durg वा Additional Judge 
Judge Class-II tothe Court of I Civil 
Judge Class-I 
20. Shri Anup Tigga, I Civil Raipur Raipur Raipur II Additional Judge 
Judge Class-II tothe Court of I Civil 
Judge Class-I 
21. Ku. Akansha_ Rathore, Pandariya Pandariya Kabirdham Additional Judge to 
Civil Judge Class-I (Kawardha) the Court of I Civil 
Judge Class-I, 
Kawardha at 
Pandariya 
22. Shri Rahul Sharma, Civil Katghora Katghora Korba Additional Judge to 
Judge Class-II the Court of I Civil 
Judge Class-I 
23. Smt. Aditi Thakur Shroff, Jagdalpur Jagdalpur Bastar वा Civil Judge Class-I 
I Civil Judge Class-II (Jagdalpur) 


442 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 जून 2024 [ भाग 1 
(1) (2) (3) (4) (5) (0) 
24. Shri Umesh Kumar Bhagwatkar  Patthalgaon _‘Patthalgaon Jashpur Additional Judge to 
Civil Judge Class-II the Court of I Civil 
Judge Class-I, Jashpur 
at Patthalgaon 
25. Shri Krishna Murari Sharma, Bilaspur Bilaspur Bilaspur II Additional Judge 
IV Civil Judge Class-II to the Court of I Civil 
Judge Class-I 
26. Smt. Smita Shrivastava Sinha, Dabhra Dabhra Janjgir- Additional Judge to 
I Civil Judge Class-II Champa the Court of I Civil 
Judge Class-I, Janjgir 
at Dabhra 
27. Ku. Sanjulata Dewangan, Bilaspur Bilaspur Bilaspur Ill Additional Judge 
II Civil Judge Class-II tothe Court of I Civil 
Judge Class-I 
28. Ku. Bharti Kuldeep, XV Civil Raipur Raipur Raipur वा Additional Judge 
Judge Class-II tothe Court of I Civil 
Judge Class-I 
29. Shri Amit Pratap Chandra, Pali Pali Korba Additional Judge to 
Civil Judge Class-II the Court of I Civil 
Judge Class-I, Korba at 
Pali 
30. Ku. Amba Shah, Civil Judge Kanker Kanker Uttar Bastar II Civil Judge Class-I 
Class-II (Kanker) 
31. Shri Avinash Toppo, Civil Bagbahara Bagbahara Mahasamund Additional Judge to 
Judge Class-II the Court of I Civil 
Judge Class-I, 
Mahasamund at 
Bagbahara 
32. Ku. Leenam Bansode, Jaijaipur Jaijaipur Janjgir- Additional Judge to 
Civil Judge Class-II Champa the Court of I Civil 
Judge Class-I, Janjgir 
at Jaijaipur 
33. Smt. Swarnlata Om Yadav, Raipur Raipur Raipur IV Additional Judge 
XVII Civil Judge Class-II tothe Court of I Civil 
Judge Class-I 
34. Smt. Sheelu Kesary, Civil Pamgarh Pamgarh Janjgir- Additional Judge to 
Judge Class-II Champa the Court of I Civil 
Judge Class-I, Janjgir 
at Pamgarh 
35. Smt. Deepti Barwa, I Civil Kota Kota Bilaspur Additional Judge to 


Judge Class-II 


the Court of I Civil 
Judge Class-I, Bilaspur 
at Kota 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 जून 2024 443 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
36. Smt. Savita Singh Thakur, Bhatgaon Bhatgaon Sarangarh- Additional Judge to 
Civil Judge Class-II Bilaigarh the Court of I Civil 
Judge (1355, Raigarh 
at Bhatgaon 
37. Shri Sachin Paul Toppo, Civil Rajim Rajim Gariaband Additional Judge to 
Judge Class-II the Court of I Civil 
Judge Class-I, Raipur 
at Rajim 
38. Ku. Sheetal Nikunj, वा Addi- Raigarh Raigarh Raigarh IV Additional Judge 
tional Judge to the Court of to the Court of I Civil 
I Civil Judge Class-II Judge Class-I 
39. Ku. Manjusha Toppo, Civil Wadrafnagar Wadrafnagar Balrampur Additional Judge to 
Judge Class-II (Ramanujganj) the Court of Civil 
Judge Class-I, 
Ramanujganj at 
Wadrafnagar 
40. Shri Shankar Kashyap, VII Bilaspur Bilaspur Bilaspur IV Additional Judge 
Civil Judge Class-II to the Court of I Civil 
Judge Class-I 
41. Ku. Shweta Patel, XII Civil Durg Durg Durg IV Additional Judge 
Judge Class-II to the Court of I Civil 
Judge Class-I 
42. Ku. Satpreet Kour Chhabra, Dondilohara  Dondilohara Balod Additional Judge to 
Civil Judge Class-II the Court of I Civil 
Judge Class-I, Balod 
at Dondilohara 
43. Shri Mayank Soni, Civil Pakhanjur Pakhanjur Uttar Bastar Additional Judge to 
Judge Class-II (Kanker) the Court of I Civil 
Judge Class-I, Kanker 
at Pakhanjur 
44. Ku. Sweta Mishra, I Civil Mahasamund Mahasamund Mahasamund _ II Civil Judge Class-I 


Judge Class-II 


Bilaspur, the 8th May 2024 


No. 455/Confdl./2024/II-3-1/2024.—The following Members of Lower Judicial Service, as mentioned in 
column No. (2) of the table below, who are holding the post of Civil Judge (Junior Division) in the category of clause 
(a) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 
2016 and who are presently posted on deputation, are hereby promoted and appointed on proforma basis on the post 
of Civil Judge (Senior Division) in the category of clause (a) of sub-rule (2) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower 


444 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 जून 2024 [ भाग 1 


Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2016, from the date they assume charge of their 
office(s): 


TABLE 
S.No. Name of Judicial Officer with designation 
(1) (2) 
1. Smt. Amrita Dinesh Mishra, Secretary, District Legal Services Authortiy, Baikunthpur 
oe Smt. Kanchan Lata Achala, Secretary, Disrict Legal Services Authority, Mungeli 
3. Shri Lokesh Patle, Administrative Officer, Chhattisgarh State Judicial Academy, Bilaspur 
4. Ku. Kamini Jaiswal, Under Secretary, Chhattisgarh State Legal Services Authority, Bilaspur 
5. Ku. Namrata Norge, Law Officer, Chhattisgarh Human Rights Commission, Raipur 
6. Shri Prashant Kumar Bhaskar, Deputy Secretary, Government of Chhattisgarh, Law & Legislative 


Affairs Department, Raipur. 


Bilaspur, the 8th May 2024 


No. 457/Confdl./2024/II-3-1/2024.—The following Civil Judges (Junior Division), as mentioned in 
Column no. (2) of the table below, are, hereby, transferred from the place mentioned in Column No. (3) to the place 
shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as 
mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office(s) :— 


TABLE 
S. Name & presently From To Revenue Posted as 
No. posted as District 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Shri Vinay Kumar Sahu, Balrampur Saraipali Mahasamund Additional Judge to 
Additional Judge to the Court the Court of I Civil 
of Civil Judge Class-II Judge Class-II, 

Mahasamund at 
Saraipali 

2. Shri Vikas Khandey, I Civil Janjgir- Raipur Raipur I Additional Judge to 

Judge Class-II Champa the Court of I Civil 
Judge Class-II 

3. Shri Arindam Neral, I Addi- Kanker Ambikapur — Surguja II Civil Judge Class-II 
tional Judge to the Court (Ambikapur) 
of Civil Judge Class-II 

4. Shri Hemant Raj Dhurve, Balod Kartala Korba Civil Judge Class-II 
II Civil Judge Class-II 

5. Ku. Manisha Thakur, I Civil Dhamtari Raipur Raipur XIX = Civil Judge 


Judge Class-II Class-II 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 14 जून 2024 445 


Bilaspur, the 9th May 2024 
CORRIGENDUM 


No. 463/Confdl./2024/II-3-1/2024.— In Registry Order No. 452/Confdl./2024/1-3-1/2024 dated 
08-05-2024 : 


1. In 81. No. 1, Column No. 6 be read as ‘I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-I’ 
instead of ‘Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-I and; 


In Registry Order No. 453/Confdl./2024/II-3- 1/2024 dated 08-05-2024 : 


1. In 81. No. 22, Column No. 6 be read as ‘II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-I’ 
Instead of ‘Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-I’. 


Bilaspur, the 10th May 2024 


No. 471/Confdl./2024/I- 1-2/2022.—It is hereby notified that pursuant to Notification No. FNo.K. 13016/ 
05/2023-US.II (i) dated 09-05-2024 of the Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Law and Justice, 
Department of Justice (Appointments Division), New Delhi, Hon’ble Shri Justice Rakesh Mohan Pandey has assumed 
charge of the office of Judge of the Chhattisgarh High Court on 10th May, 2024 in the afternoon. 


Bilaspur, the 10th May 2024 


No. 473/Confdl./2024/II- 1-2/2022.—It is hereby notified that pursuant to the Notification No. F.No.K. 13016/ 
05/2023-US.II (ii) dated 09-05-2024 of the Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Law and Justice, 
Department of Justice (Appointments Division), New Delhi appointing Hon’ble Shri Justice Sachin Singh Rajput and 
Hon’ble Shri Justice Radhakishan Agrawal, Additional Judges of the High Court of Chhattisgarh to be Additional 
Judges of the High Court of Chhattisgarh for a period of one year w.e.f. 16-05-2024 and 02-08-2024 respectively, their 
Lordships took oath of office of Additional Judge of the High Court of Chhattisgarh in the Afternoon of May 10th, 
2024. 


By Order of Hon’ble the Chief Justice, 
BALRAM PRASAD VERMA, Registrar General. 


